निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 4 वैशाख 1939 ( श0 ) 
( संo पटना 317) पटना , सोमवार , 24 अप्रील 2017 


गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचना 

16 मार्च 2017 
सं0 2 / पी01 - 20 - 02 / 2016 गृ0आ0 - 2268 — अपर पुलिस अधीक्षक ( अभियान ) के पद पर पदस्थापित 
निम्नलिखित प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की सेवा को प्रशासनिक दृष्टिकोण से अधिसूचना निर्गत की तिथि से इनके 
पैतृक संवर्ग, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को वापस किया जाता है : 
क्र0 पदाधिकारी का नाम 

पदस्थापन जिला 
| 1. श्री संजीव कुमार सिंह 

अपर पुलिस अधीक्षक ( अभियान), सीतामढ़ी ( अति0 प्रभार शिवहर) 
| 2. | श्री ललन कुमार पाण्डेय अपर पुलिस अधीक्षक ( अभियान ), बाँका 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

देव नारायण मंडल , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 317 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic. in 


